al. SECRECAT 


4 


Toft -( 5 ) -72 


REGISTERED No. : D ) 


. 


- 


Por 


मपाय जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

ATT I - 03 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 217 ] 
No . 217] 


ef faran , Txare, # FFET 19, 1976 /mstferien 28, 1898 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 19, 1976 /KARTIKA 28 , 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा मा सके । 
Separate paging is gven to this part in order that it may be filled 

As a separate comptation 


MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE 


IMPORT TRADE CONTROL 


New Delhi, the 19th November 1976 


SUDJECT. - Modes of financing for Small scale units. 


No. 113 - ITC (PN ) / 76 - Attention is invited to Para 34 of Section 1 of the I. T . C . Policy 
Red Book ( Volunte I) for the periodł April 1976 March 1977 regarding the modes of 
financing for small scale units for grant of import licences for raw materials and compo 
açats . 

2 . On a review of the position , it has beça decided to grant import licences to small 
scale units for raw materials and components for the period April 1976 - March 1977 
under the following modes of financing: 
(a ) Upto Rs. 50 ,000 / 

Free Foreign Exchange. 
(b ) Exceeding Rs. 50,000 / 

(i) 70 per cent under free foreign ex 

change , subject to a minimum of 

Rs. 50 , 000 / 
, ( il ) Balance under U . K . Credit . 


( 1697 ) 


1698 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I - - SEc. 1 


( c ) I. D . A . industries and exporting . . . 

units which are eligible for pre 
ferred sources of financing . 


(i ) 75 per cent of the vilue under free 

foreign exchange , subject to a mini 

mum of is 50 , 000 / 
( ii ) Balance under U. K . Credit . 


3 . The modes of financing as indicated in Para 34 referred to above may decmed to 
have been substituted to the above extent, 


4 . Small scale units who have already been issued R . P. A . licences for April 1976 
March 1977 in terms of the modes of financing indicated in the Red Book ( Volume I ) may 
approach the licensing authorities for conversion of such licences. Roquests in this regard 

may be made to the licensing authorities concerned on or before 319t December , 1976. 
The licensing authorities will grant G . C . A . licences for the unulilised value of RPA licences 
for the period April 1976 ---- March 1977 with an initial validity of 24 months as per the 
normal policy . 

A . S . GILL, 
Chief Controller of Imports & Exports . 


पाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना 
मायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1976 
विषय.- - लघु उद्योग एककों के लिए भयंयुक्त किए जाने की विधि । 
सं० 113 - माई टी सी ( पी एम )/ 76. - -कच्चे माल और संघटकों के लिए प्रायात 
लाइसेंस प्रदान करने के लिए लघु उद्योग एककों के लिए भर्ययक्त किए जाने की विधि से सम्बन्धित 
अप्रैल , 1976 -- मार्च 1977 अवधि के लिए पायात व्यापार नियन्त्रण रेड बुक ( पा . I ) के खण्ड 1 
की कंडिका 34 की पीर ध्यान दिलाया जाता है । 

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित अर्थयुक्त किए 
माने की विधि के अनुसार अप्रैल, 1976 - - मार्च 1977 की अवधि के लिए कच्चे माल एवं संघटकों 
के लिए लघु उद्योग एककों के लिए प्रायात लाइसेंस प्रदान किए जाएं : - - 
( क ) 50, 000 रुपये तक 

स्वतन्त्र विदेशी मु । 
( ख ) 50, 000 रुपये से अधिक . ( 1 ) स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत 70 % 

किन्तु कम से कम 50, 000 के । 

( 2 ) शेष यू० के० क्रेडिट के अधीन 
( ग ) वे प्राई० डी० ए० उद्योग एवं ( 1 ) स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत मूल्य के 

निर्यातक एकक जो अयं युक्त किए । 75 प्रतिशत तक, लेकिन कम से कम 50 ,000 
जाने के लिए अधिमान्य लोगों के रुपये के अधीन । 
लिए पात्र हैं 

( 2) शेष यू ० के ० क्रेडिट के अन्तर्गत । 
3. उपर्युक्त कंडिका 34 में यया उल्लिखित प्रयुक्त किए जाने की विधि को उपर्युक्त सीमा 
तक प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए । 


भाग I - खं . 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1699 


___ 4. वे लघु उद्योग एकक जिन रेड बुक (वा० I ) में संकेतित अर्थयुक्त किए जाने की विधि के 
अनुसार अप्रैल, 1976 - मार्च 1977 के लिए पहले ही रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी कर 
दिए गए हैं , वे इस प्रकार के लाइसेंसों का परिवर्तन कराने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क 
स्थापित करें । लाइसेंस प्राधिकारियों से इस सम्बंध में प्रावेदन 31 दिसम्बर , 1976 को या ससे पूर्व 
करें । लाइसेंस प्राधिकारी सामान्य नीति के अनुसार प्रारम्भिक 24 महीनों का वैधता अवधि के साथ 
रुपये में भगतान क्षेत्र के लिए जारी किए गए लाइसेंसों को बिना उपयोग में लाए गए मूल्य के 
लिए अप्रैल , 1976 -- मार्च 1977 की अवधि के लिए सामान्य मुद्राक्षेत्र के लिए लाइसेंस प्रदान करेंगे । 


ए० एस० गिल , 
मुख्य नियन्तक , प्रायात -निर्यात । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मनणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली दारा मुद्रित तथा 

नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976 


